निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 272 ) 


31 ज्येष्ठ 1934 ( श ) 
पटना, वृहस्पतिवार , 21 जून 2012 


सं0 6 / खा०म०नीति - 02 / 2008 - 265 (6) / रा० 

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 


संकल्प 


1 मार्च 2012 
विषय : - खास महाल भूमि के प्रबंधन के निमित्त बिहार खास महाल नीति , 2011 में आवश्यक संशोधन के 

सम्बन्ध में । 

खास महाल भूमि के समुचित प्रबंधन एवं इसकी क्षमता एवं उपयोग के अनुरूप राजस्व की प्राप्ति सहित राज्य 
के सामाजिक आर्थिक हित में इसके समग्र उपयोग के विषय पर बिहार खास महाल नीति, 2011 गठित की गयी । 
बिहार खास महाल नीति , 2011 में कतिपय आवश्यक संशोधनों का निर्धारण हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में निम्न 
प्रकारेण एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है । यह समिति बिहार ख़ास महाल नीति , 2011 में कतिपय 
आवश्यक संशोधनों का निर्धारण हेतु संशोधनों के प्रारूप की कंडिकावार समीक्षा करते हुए इसको अंतिम रूप देने पर 
यथा शीघ्र विचार करेगी । 
मुख्य सचिव, बिहार 

अध्यक्ष 
विकास आयुक्त, बिहार 

सदस्य 
महाधिवक्ता, बिहार अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि । 

सदस्य 
प्रधान सचिव , योजना एवं विकास विभाग 

सदस्य 
प्रधान सचिव, वित्त विभाग 

सदस्य 
सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग 


सदस्य 


सदस्य 


बिहार गजट ( असाधारण ), 21 जून 2012 
____ 7. सचिव , विधि विभाग 

8. प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 

यह संकल्प निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा । 
आदेश : - इस संकल्प का प्रकाशन बिहार गज़ट के असाधारण अंक में किया जाय । 


सदस्य सचिव । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 


सी0 अशोकवर्धन , 
प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 272-571+ 10-डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


